. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आषाढ़, 1937 ( श० ) 


संख्या 5 22 राँची , मंगलवार 


___ 21 जुलाई , 20 15 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 


16 जुलाई, 2015 


विषयः. 


निदेशक , रिम्स, राँची के सेवानिवृति के अधिकतम उम्रसीमा 60 वर्ष से 
बढ़ाकर 70 वर्ष करने के संबंध में । 


सं0 - 11/ रिम्स नीति )- 02 - 01 / 20 15 - 147 ( 11).. रिम्स नियमावली, 2002 के 
नियम 9 ( iii) में स्पष्ट है कि निदेशक के पद पर नियुक्ति शासी परिषद द्वारा राज्य 
सरकार से पूर्वनुमोदन प्राप्त कर की जाएगी। शासी परिषद निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों 
के लिए करेगी। यदि पदाधिकारी का कार्य एवं आचरण पूर्ण रूप से शासी परिषद की 
नजर में संतोषजनक हो तो शासी परिषद उनके कार्यकाल को राज्य सरकार से 
पूर्वानुमोदन प्राप्त कर दो वर्ष और बढ़ा सकती है बशर्ते उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक न 
हो । रिम्स विनियम , 2 0 14 की अनुसूची- VI ( 1) के अनुसार निदेशक की सेवानिवृति की 
अधिकतम आयु 60 एवं आवेदन करने की अधिकतम आयु 57 वर्षनिर्धारित है । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार 21 जुलाई, 2015 
2 . विभागीय संकल्प सं0 -2 0 4 ( 9 ) दिनांक 22 सितम्बर, 14 द्वारा रिम्स , रांची के 
चिकित्सा शिक्षकों की सेवा निवृति की उम्र 65 वर्ष कर दिया गया है । राज्य के अन्य 
चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा 
सेवानिवृति की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष कर दी गई है । एम्स, नई दिल्ली में 
सेवानिवृति की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित है । भारतीय चिकित्सा परिषद के 
प्रावधानों के अनुसार निदेशक के लिए उम्र सीमा 70 पर निर्धारित है । 


o 


3 . अतः रिम्स नियमावली, 2002 के नियम 9 ( iii ) एवं रिम्स विनियम , 20 14 
के अनुसूची- Vा में संशोधन करते हुए निदेशक , रिम्स की सेवानिवृति की उम्र 60 वर्ष से 
बढ़ाकर 70 वर्ष एवं आवेदन देने हेतु अधिकतम आयु 67 वर्ष किया जाता है। इस संदर्भ 
में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 73 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में 
सर्वसाधरण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार 
( लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया 


जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से । 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 2 2 - 50 | 


